निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 श्रावण 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 708) पटना , शुक्रवार , 18 अगस्त 2017 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

11 अगस्त 2017 
सं0 नि० प्रा०/ नि . 1 - 05 / 2014 - 716 — चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति ( संशोधन ) अधिनियम , 2013 
( बिहार अधिनियम - 7 , 2013 ) में निहित्त प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम , 1996 के तहत 
निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड , जिनका निर्वाचन देय है , का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के 
नियंत्रण , निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है । 

__ और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक - 1 में अंकित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड 
का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है । 

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति 
( संशोधन ) अधिनियम , 2013 ( बिहार अधिनियम - 7, 2013 ) की धारा - 7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद्द्वारा अनुलग्नक - 2 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक - 1 में अंकित 
स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों तथा निबंधक सहयोग समितियां , बिहार के पत्रांक - 4992 दिनांक 01 . 11 . 
2013 में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में , मतदान हेतु दिनांक 15. 09. 2017 
( शुक्रवार ) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे 
संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें । ज्ञातव्य है कि इस 
उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या -617 दिनांक 13.07.2017 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट - ऑफ दिनांक 
30.06. 2017 निर्धारित की गयी है एवं तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 10.08.2017 को संबंधित निर्वाचन 
पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है । 


(iii) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 18 अगस्त 2017 
बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति ( संशोधन ) अधिनियम , 2013 (बिहार अधिनियम - 7 , 2013 ) द्वारा बिहार 
अधिनियम 2 , 1997 की धारा - 26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न 
निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा : 

निबंधक , सहयोग समितियाँ , बिहार , पटना के पत्रांक - 4992 एवं 4996 दिनांक 01.11. 2013 के अनुसार 
सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों ( यथा अध्यक्ष , कोषाध्यक्ष आदि ) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु 
इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू 
होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी 
इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे । 
स्वाबलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 ( दो ) स्थान , 
पिछड़े वर्गों के लिए 2 ( दो ) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 ( दो ) स्थान आरक्षित किये जायेंगे । 

उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 
( iv) अगर संघ में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं , तो आरक्षित पद खाली रहेंगे । 

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए 
अलग - अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम , किन्तु 50 प्रतिशत 
से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं , स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित 

किये जायेंगे । अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है , तो ये पद खाली रहेंगे। 
( vi ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को 

छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं , उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य 
निकटतम , किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं , स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये 
जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित 
जाति या अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर 
सकेगी , जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है । अगर इस कोटि में कोई 

महिला सदस्य नहीं हैं , तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे। 
निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक प्रपत्र - ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित 
कर सूचना दिनांक 19. 08 . 2017 ( शनिवार ) को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे । 

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी 
संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र - ई. 6 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र - ई० 18 में पूर्ण 
सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स ( 0612- 2231562 , 2215089 ) अथवा ई- मेल ( bseapatna @ gmail .com) द्वारा 
प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 

मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 
निर्वाचन देय स्वाबलम्बी सहकारी समितियों की सूची 

अनुलग्नक - 1 
जिला प्रखण्ड 

समिति का नाम 
1 2 3 

4 
रोहतास 

अकोढ़ीगोला । दीपा कृषक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, अकोढीगोला 
रोहतास अकोढ़ीगोला | पंचशील कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , अकोढीगोला 
रोहतास अकोढ़ीगोला बाबा कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , अकोढीगोला 

अकोढ़ीगोला प्रगतिशील युवा कृषक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, अकोढीगोला 
रोहतास अकोढ़ीगोला | भोले शंकर सेवा कृषक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, अकोढीगोला 
रोहतास चेनारी सुकृत कृषक सेवा कृषक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , चेनारी 


क्र . 


रोहतास 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 18 अगस्त 2017 


13 / 


14 


16 


17 


20 


पूर्णिया पृ 


रोहतास 

सासाराम स्वास्तिक कृषक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , शुम्भा 
रोहतास नोखा सरस्वती कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, ईसरपुरा , नोखा 
रोहतास दिनारा 

शंकर कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , करहसी दिनारा 
रोहतास करगहर शिवन शिवपुर कृषक सेवा सहकारी समिति लि० , करगहर 
| 11 
11 

रोहतास 
डिहरी जय महावीर कृषक सेवा सहकारी समिति लि०, चकिया , डिहरी 
| 12 | भोजपुर । 
अगिआँव जय भारत नारी शक्ति महिला विकास स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, अगिआँव 

भोजपुर तरारी सहयोगी नारी शक्ति महिला विकास स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , तरारी 

जहानाबाद काको महमुदपुर कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , नोन्ही 
15 जहानाबाद मखदुमपुर मखदुमपुर सरैया कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, सरैया 
जहानाबाद जहानाबाद अदुलचक दौलतपुर कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , अदुलचक , 

दौलतपुर 
गया नगर 

लाल बहादूर शास्त्री बचत एवं साख स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, गया 
| 18 | पूर्णियाँ । 

के नगर नवजीवन स्वयं सिद्धा महिला विकास स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, के नगर 
19 पूर्णियाँ श्रीनगर | माँ निर्मला कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, पूर्णियाँ 

पूर्णियाँ बड़हरा कोठी । जागृति कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, पूर्णियाँ 
21 पूर्णियाँ पूर्णियाँ पूर्व | माँ तारा कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , पूर्णियाँ 
पूर्णियाँ 

पूर्णियाँ कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, पूर्णियाँ 
पूर्णियाँ बनमनखी रामजानकी कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, पूर्णियाँ 

सिवान मैरवाँ व्यवसायिक सहयोग बचत एवं साख स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , मैरवाँ 
25 समस्तीपुर सरायरंजन मिथिला उद्यमी साख एवं बचत स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , गुढ़मा 

समस्तीपुर विभुतीपुर | एभरग्रीन स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , चकफतेहगंज , समस्तीपुर 
नालन्दा बिहारशरीफ | मखदुनियाँ उपभोक्ता भंडार स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, कागजी मोहल्ला , 

बिहारशरीफ 
अरवल 

राणानगर कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, कुर्था 
29 सीतामढ़ी 

दी बिहार क्रेडिट स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , डुमरा 
लखीसराय सुर्यगढ़ा - भारतीय कृषक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, लखीसराय 

औरंगाबाद दाऊदनगर ग्रामीण विकास फल- सब्जी सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , जिनोरिया 
32 औरंगाबाद औरंगाबाद पमरगंज कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि ., जम्होर 

शिवहर पिपराही शंकरपुर विधी कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , पिपराही 
मुजफ्फरपुर मुशहरी । लीची उत्पादन एवं विपणन केन्द्रीय स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर मुशहरी पूर्वांचल कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, बालूघाट 
मुजफ्फरपुर बोचहाँ उन्नत कृषक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि० , बोचहाँ 

मुजफ्फरपुर मीनापुर महादेव कृषक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, मीनापुर 
38 | मुजफ्फरपुर बंदरा रतमनियाँ पिअर कृषक स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०, बंदरा 


24 


26 


27 | 


28 


कुर्था 
डुमरा 


31 


33 


34 


35 


36 


37 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 18 अगस्त 2017 


अनुलग्नक - 2 


( 1 ) 


अनुलग्नक - 1 में उल्लिखित स्वाबलम्बी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति के 

निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 
निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र - ई. 1 में सूचना का | 19. 08. 2017 ( शनिवार ) 
प्रकाशन 
नामांकन की तिथि एवं समय 

05.09. 2017 ( मंगलवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( ii) 


( iii) 


संवीक्षा की तिथि एवं समय 


06. 09. 2017 ( बुधवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


(iv ) | अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि 


07.09. 2017 ( गुरूवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( v ) 


मतदान , अगर आवश्यक हो 


15 . 09. 2017 ( शुक्रवार ) 
7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( vi ) 


मतगणना 


15. 09. 2017 ( शुक्रवार ) 
( मतदान के तुरंत पश्चात् ) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 708 - 571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


